RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ४, अंक ५५ ] 


बुधवार , सप्टेंबर १९ , २०१८ / भाद्रपद २८ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९ .०० 


. 


असाधारण क्रमांक ८१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिका - यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


. 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajgura Chowk, 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 19th September 2018 . 


NOTIFICATION 


No. BYE. 2018 /C.R . 670 / 18 /XXXIII . - In Pursuance of section 151 , sub - section ( 1) of section 39 of 
the Representation of People Act , 1951 , the following is published for General Information: 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 


Nirvachan Sadan , Ashoka Road , 


New Delhi 110 001, dated the 


19th September 2018 
Bhadrapada 28 , 1940 ( Saka ) 


CORRIGENDUM 


No. 100 /MT-LC /5 / 2018 ( 1).— WHEREAS , the Commission , vide its Notification No. 100 /MT- LC /5 / 
2018( 1 ), dated 14th September 2018, has notified the schedule for the bye election to the Maharashtra 
Legislative Council for the vacancy against the seat of Sh . Pandurang Pundlik Fundkar that fell vacant on 
31st May 2018; and 

WHEREAS, the last date of making nominations for the above election was fixed as 22nd September 
2018 (Saturday ); and 

WHEREAS, it is brought to the notice that the last date ofmaking nominations, i.e. 22nd September 
2018 ( Saturday ) falls on 4th Saturday of the month and is a Public Holiday as per section 25 of Negotiable 
Instruments Act, 1881 as per the Ministry of Finance , Government of India , Notification dated 20th 
August 2015 ; 

( १ ) 
भाग चार - क - ८१–१ 


, 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर १९, २०१८ / भाद्रपद २८, शके १ ९ ४० 


NOW , THEREFORE, the Commission having considered the matter hereby makes the following 
amendments in its Notification No. 100 /MT- LC /5 /2018 ( 1), dated 14th September 2018 , namely 

For the existing entries in clause (B ), the following entries shall be substituted : 
“ (B ) appoints with respect to said election - 

( a ) the 24th September 2018 (Monday ), as the last date formaking nominations ; 
(b ) the 25th September 2018 (Tuesday ), as the date for the scrutiny of the nominations; 
( c ) the 27th September 2018 ( Thursday ), as the last date for the withdrawal of candidatures ; 

( d) the 4th October 2018 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary , be 
taken ; and 


( e ) the 6th October 2018 (Saturday ), as the date before which the election shall be completed ;". 


By order, 


PRAMOD KUMAR SHARMA, 

Secretary , 
Election Commission of India . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क , सप्टेंबर १९, २०१८ / भाद्रपद २८, शके १९ ४० 


३ 


भारत निर्वाचन आयोग 


निर्वाचन सदन , अशोक रोड, 


नई दिल्ली 110 001 , तारीख 


19 सितम्बर 2018 
भाद्रपद 28 , 1940 ( शक ) 


शुद्धिपत्र 
सं . 100 / महा.-वि.प./ 5 / 2018 ( 1).- यतः, आयोग ने दिनांक 14 सितम्बर 2018 की अपनी अधिसूचना सं. 100 / महा.-वि.प. / 
5/2018(1 ) के द्वारा श्री . पांडुरंग पुंडलिक फुडकर की सीट जो 31 मई 2018 को रिक्त हुई थी , इस रिक्ति हेतु महाराष्ट्र विधानपरिषद 
के उप निर्वाचन के लिए अनुसूची अधिसूचित कर दी है ; और 

यतः, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नाम निर्देशनों की अंतिम तारीख 22 सितम्बर 2018 ( शनिवार ) निर्धारित की गई थी ; और 

यतः, यह ध्यान में लाया गया है कि नाम निर्देशनों की अंतिम तारीख 22 सितम्बर 2018 ( शनिवार ) है जो महिने का चौथा 
शनिवार है और वित्त मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 अगस्त 2015 की अधिसूचना के अनुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम , 
1881 की धारा 25 के अनुसार एक ‘ सार्वजनिक अवकाश है 

अतः, अब , आयोग उक्त मामले को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 14 सितम्बर 2018 की अपनी अधिसूचना सं. 100 / महा. 
वि.प./ 5 / 2018( 1 ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता हैं , अर्थात् : 

खण्ड ( आ ) में विद्यमान प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी : 
“ ( आ ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निर्धारित करता है , 
( क ) नाम निर्देशन करने हेतु अन्तिम तारीख 

- 24 सितम्बर 2018 ( सोमवार ) ; 
( ख ) नाम निर्देशन की संवीक्षा करने की तारीख 

- 25 सितम्बर 2018 ( मंगलवार ) ; 
( ग ) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अन्तिम तारीख 

27 सितम्बर 2018 ( गुरुवार ) ; 
( घ ) जिस तारीख को , यदि आवश्यक हुआ तो , मतदान कराया जाएगा - 4 अक्तुबर 2018 ( गुरुवार) ; और 
( ङ ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा 

6 अक्तुबर 2018 ( शनिवार ) ; " 


आदेश से , 


प्रमोद कुमार शर्मा, 

सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग । 


V. D. PHANASEKAR , 
Under Secretary and Deputy Chief 
Electoral Officer, Maharashtra State . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR: I/ C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


क्रमांक बीवायई . २०१८ / प्र. क्र . ६७०/१८/३३ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ . 


प्रत , माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 


(१ ) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई , 
( २) उप सचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी , महाराष्ट्र 

विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन , मुंबई. 
( ३ ) अवर सचिव तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , विधानभवन, मुंबई . 


( ४ ) निवडनस्ती. 


वि . द . फणसेकर , 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 

महाराष्ट्र राज्य . 


